सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 कार्तिक , 1943 ( श ० ) 


संख्या -559 राँची , सोमवार , 


8 नवम्बर , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
23 सितम्बर , 2021 


संख्या -3 / पद . - 1 ( घ ) -01/2021 का .6023 -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय , 
भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 207/2021 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य में 
सेवा प्राप्त श्री संदीप लकड़ा , ( IRS - 2008 , Civil Code - 08132 ) सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले 
आदेश तक अपने वेतनमान में संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है | 

2. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्त भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक 
6 / 8 / 2009- Estt . ( Pay II ) दिनांक 17.06.2010 के अनुरूप होगी । 


> 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 559 -- 50 


